निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 ज्येष्ठ 1937 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 19 जून 2015 


( सं० पटना 687 ) 


गृह विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 जून 2015 
सं0 कारा / स्था० ( अधी० ) 01 - 12 / 2014 - 3426 - कारा अधिनियम , 1894 की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 " में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित 
नियमावली बनाते हैं: 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । - (1 ) यह नियमावली "बिहार कारा सेवा (संशोधन ) नियमावली , 2015 " 
कही जा सकेगी । 

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3 ) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

2. बिहार कारा सेवा नियमावली , 2014 का नियम - 3 का उप -नियम (i) निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित किया 
जायेगा: 

"(i) बिहार कारा सेवा में निम्नलिखित पद होंगे: 
( क ) अधीक्षक, उपकारा / उप -निदेशक , बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान - मूल कोटि - बिहार कारा 

सेवा में प्रवेश का प्रथम बिन्दु । 
( ख ) अधीक्षक, मंडल कारा - प्रोन्नति का प्रथम स्तर । 
( ग ) अधीक्षक , केन्द्रीय कारा / सहायक कारा महानिरीक्षक / निदेशक , बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक 

संस्थान - प्रोन्नति का द्वितीय स्तर । 
( घ ) उप महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ - प्रोन्नति का तृतीय स्तर । 
उपरोक्त पदों का वेतनमान वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय - समय पर , विहित किया जायेगा । " 

3. बिहार कारा सेवा नियमावली, 2014 का नियम - 3 का उप - नियम ( iii ) एतद् द्वारा विलोपित किया 
जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

( ह0 ) अस्पष्ट , 

अपर सचिव - सह -निदेशक (प्र०) । 
The 11th June 2015 
No . कारा / स्था०( अधी0 )- 01 - 12 / 2014 - 3426 — In exercise of the powers conferred by 
Section 59 of the Prisons Act, 1894 , the Governor of Bihar is pleased to make the following 
Rules to amend the “ Bihar Jail Service Rules, 2014 ” : 


PER JGTC (3HTERUT ), 19 G 2015 
1. Short title , extent and commencement .- (I) These Rules may be called the 
“ Bihar Jail Service ( Amendment) Rules, 2015 ” . 

(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( 3 ) It shall come into force at once . 

2 . Sub Rule (i) of Rule 3 of the Bihar Jail Service Rules , 2014 shall be substituted 
by the following. 
“ (i) There shall be the following posts in the Bihar Jail Services: 

(a ) Superintendent, Sub Jail/Deputy Director, Bihar Institute of Correctional 

Administration . – Basic category - First point of entry in the Bihar Jail 

Service . 
(b ) Superintendent, District Jail- First Stage of Promotion . 

Superintendent, Central Jail/ Assistant Inspector General of Prisons/ 
Director , Bihar Institute of Correctional Administration - second Stage 

of Promotion . 
(d ) Deputy Inspector General of Prisons and correctional services .- Third 

Stage of Promotion . 
The pay scale of the above posts shall be the same as prescribed by the State 
Government from time to time. ” 
3 . Sub Rule (iii ) of Rule 3 of Bihar Jail Service Rules, 2014 is hereby deleted . 

By order of the Governor of Bihar, 

Sd./ Illegible, 
Additional Secretary -Cum -Director (admin ) . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Past JHC (HHTETUT ) 687 -571+ 200 - STOÀOUTO 

Website : http ://egazette . bih .nic .in 


